निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 142 ) पटना , वृहस्पवितार , 15 फरवरी 2018 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


8 फरवरी 2018 
सं० गव्य ( न0 - 07 ) 01 / 2018 / 229 — बिहार गव्य सेवा संवर्ग वर्ग - 2 के श्री अशोक कुमार, जिला गव्य विकास 


पदाधिकारी, मुंगेर, बिहार के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में गव्य अर्थशास्त्री, गव्य विकास निदेशालय , बिहार, पटना द्वारा 


समर्पित जाँच प्रतिवेदन में समग्र गव्य विकास योजना के क्रियान्वयन में की गई त्रुटियों के संबंध में श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा 


गया । श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा की गई अनियमितता ( त्रुटि ) स्वीकार की गई तथा भविष्य में इस संबंध में 


सचेष्ट रहने के संबंध में लिखा गया । फलस्वरूप श्री कुमार का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण समग्र गव्य विकास 


योजना के क्रियान्वयन में की गई अनियमितता प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर बिहार सरकारी ( सेवक, वर्गीकरण एवं नियंत्रण ) 


नियमावली 2005 के नियम 9 (1) ( क ) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री अशोक कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी,मुंगेर 


को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 फरवरी 2018 


2. श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है । इस 


संबंध में अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा । 


3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय , मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है । 


4. इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार निलंबन अवधि हेतु मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


5. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 142 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


